निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार 23 मार्च 2018 


( सं0 पटना 257 ) 


सं० BRRDA( HO) - GTSNY - 782/ 16- 287 

ग्रामीण कार्य विभाग 


विषय: 


संकल्प 

15 मार्च 2018 
ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना ( GTSNY ) अन्तर्गत 100 से 249 तक की आबादी 
वाले 4643 सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों / बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु बिहार 
ग्रामीण पथ विकास अभिकरण ( BRRDA) द्वारा National Bank for Agriculture and 
Rural Development (NABARD ) , NABARD Infrastructure Development 
Assistance ( NIDA) से ₹ 2820 .41 करोड़ ( दो हजार आठ सौ बीस करोड़ इकतालीस 
लाख) ऑफ - बजट ऋण प्राप्त करने के लिए NABARD के साथ Sanction Letter के 
Special Terms and Conditions Hied Delivery Letter to DPN , Demand 
Promissory Note, Board Resolution , Loan Agreement, Guarantee Deed , 
Tripartite Debt Reserve Account (DSRA) Agreement पर BRRDA के स्तर से 
हस्ताक्षर करने तथा Loan के मूलधन एवं ब्याज के Repayment के लिए Principal 
Repayment Schedule एवं ब्याज भुगतान पर सहमति प्रदान करने के संबंध में । 

राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या - 3885 दिनांक 02.09. 16 द्वारा 
100 या इससे अधिक आबादी वाले सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों / बसावटों को बारहमासी एकल 
सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना ( GTSNY ) के अन्तर्गत 13786 
टोलों / बसावटों का चयन किया गया था । पुन: इसमें संशोधन करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् की 
स्वीकृति के उपरान्त विभागीय संकल्प संख्या - 545 दिनांक 09.02. 17 द्वारा 100 से 249 तक के 
आबादी वाले 4643 सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों / बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने 
हेतु 3977. 30 कि0मी0 लम्बाई में पथ निर्माण किया जाना है । 
विभागीय संकल्प संख्या - BRRDA( HQ) GTSNY- 28 / 2016 - 4662 पटना, दिनांक 07.10.2016 
के कंडिका 5 एवं 7 द्वारा राज्य के वित्तीय संसाधन के मद्देनजर नाबार्ड के NIDA से योजना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 मार्च 2018 
की कुल लागत का 80 % राशि Off - Budget वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर राज्य मंत्रिपरिषद् 
की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है । 
उक्त सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में NIDA से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु NABARD 
Consultancy Services Pvt. Ltd . (NABCONS) ERT Detailed Project Report (DPR ) 
तैयार कराया गया । तदनुसार योजना की कुल आकलित लागत राशि (पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित ) 
₹ 3892.96 करोड़ की 80 % राशि अर्थात ₹ 3114 .37 करोड़ की वित्तीय सहायता NABARD 
( NIDA) से प्राप्त करने हेतु नाबार्ड को DPR समर्पित करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार 
सरकार द्वारा सहमति प्रदान किया गया । उक्त के क्रम में ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना 

( GTSNY ) अन्तर्गत कुल 4643 टोलों / बसावटों को एकल 
पत्रांक: - BRRDA( HO ) - GTSNY -782/16 - 287 2 of 5 

सम्पर्कता प्रदान करने हेतु कुल 3977 .3 कि0मी0 लम्बाई के पथों के निर्माण के लिए 80 % राशि अर्थात 
₹3114.37 करोड़ के Loan की स्वीकृति के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है । 
4 . NABARD के Letter No - NB ( Bihar )/ BID/ 1774/ NIDA- GTSNY / 2017 -18 Date: 

18 Sept. 2017 द्वारा Loan Sanction Letter सौंपा गया जिसके अनुसार कुल Project Cost 
₹ 3826.53 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2820.41 करोड़ (73. 70 % ) के Loan की स्वीकृति ब्याज दर 
10. 00 p. a with Half Yearly rests पर दी गई । शेष ₹ 1006.12 करोड़ ( 26.30 % ) राज्य 
सरकार का Margin Money है । प्रत्येक छ: माह के अन्त में अवशेष मूलधन पर ब्याज दिया 
जाना है । ऋण के Repayment की अवधि 15 वर्ष ( Loan के मूलधन की Moratorium अवधि 
3 वर्ष सहित ) है । Loan के Principal Repayment Schedule का विवरण निम्नवत है: 


Principal Repayment Schedule of BRRDA 


S. N . 


०NDIAWN 


9 


10 
11 


12 
13 


Repayment Date 
31 - Mar - 2021 
30 - Sep- 2021 
31 - Mar- 2022 
30 - Sep - 2022 
31 - Mar- 2023 
30 - Sep- 2023 
31 - Mar- 2024 
30 - Sep - 2024 
31 - Mar- 2025 
30 - Sep- 2025 
31 - Mar- 2026 
30 -Sep- 2026 
31 - Mar - 2027 
30 - Sep - 2027 
31 - Mar- 2028 
30 - Sep- 2028 
31 - Mar- 2029 
30 -Sep- 2029 
31 - Mar- 2030 
30 - Sep- 2030 
31 - Mar- 2031 
30 -Sep- 2031 
31 - Mar- 2032 
30 -Sep- 2032 


Repayment Amount (In Crore ) 

117 .52 
117.52 
117. 52 
117.52 
117.52 
117.52 
117.52 
117.52 
117. 52 
117 .52 
117. 52 
117. 52 
117. 52 
117. 52 
117.52 
117 .52 
117 .52 
117. 52 
117 .52 
117. 52 
117.52 
117. 52 
117.52 
117. 45 
2820 . 41 


14 
15 
16 
17 


18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 मार्च 2018 


. 


( B ) 


( C ) 


5 . 


NABAI 


पत्रांक:- BRRDA( HQ)- GTSNY-782 /16-287 3 of 5 

प्रस्तावित Project Cost अन्तर्गत Margin Money के रूप में रु0 1006.12 करोड़ राज्य के बजटीय 
उपबंध के माध्यम से BRRDA को अनुदान ( Grant ) के रुप में दिया जाएगा । 

उक्त ऋण प्राप्ति के लिए NABARD द्वारा निम्नांकित Documents के प्रारूप की प्रति उपलब्ध करायी 
गयी है । 

Sanction Letter 
Delivery Letter to DPN 

Demand Promissory Note 
( D ) Board Resolution 
( E) Loan Agreement 

Guarantee Deed 
(G ) Tripartite Debt Reserve Account (DSRA ) Agreement 

इनमें Guarantee Deed पर वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त सभी Documents , BRRDA के स्तर 
से हस्ताक्षरित किया जाना है । राज्य सरकार का Margin Money रु0 1006.12 करोड़ एवं नाबार्ड लोन के 
मूलधन एवं ब्याज की Repayment राज्य सरकार के बजट उपबंध के माध्यम से किया जायगा । इसके लिए 
मूलधन एवं ब्याज मद में अलग - अलग व्यय शीर्ष खोलकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रावधान का निर्धारण 
इस प्रकार किया जाएगा कि Margin Money एवं Debt Service के लिए पर्याप्त राशि BRRDA को अनुदान 
के रूप में उपलब्ध हो जाए । तकनीकी कारणों से यदि Loan के मूलधन या ब्याज के Repayment में देरी होती 
है तो ऐसी स्थिति में Delayed Amount / Default Amount का भुगतान भी राज्य सरकार के बजटीय उपबंध के 
माध्यम से BRRDA द्वारा देय होगा । 

__ परियोजना लागत में वृद्धि की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा बजटीय उपबंध के माध्यम से किया 
जाएगा । 

NABARD & Sanction Letter c Special Terms and Conditions - 344R Security 

के रूप में बिहार सरकार के स्तर से निम्नलिखित Guarantee दिया जाएगा: 
( A ) Unconditional and irrevocable guarantee from the Government of Bihar 

covering repayment of both principal and interest . 
( B ) Adequate Budget support from the State Government for servicing 

of Debt. 
Debt Service reserve account (DSRA) maintaining minimum balance 

equal to one half yearly installment of principal and interest . 
( D ) Adequate Budgetary provision towards margin contribution . 
6 . NABARD GRI BUCET op T Sanction Letter General Conditions, Special 

Terms and Conditions एवं Draft Documents/ Agreement पर विधि विभाग एवं वित्त 

विभाग की सहमति प्राप्त है । 
पत्रांक: - BRRDA( HQ)- GTSNY - 782/ 16- 287 4 of 5 
7 . स्वीकृत होने वाले ऋण की राशि की विमुक्ति के पूर्व NIDA ऋण पर देय सूद की दर एवं 

बाजार ऋण पर देय ब्याज दर में तुलनात्मक अध्ययन कर राशि की विमुक्ति की सहमति वित्त 
विभाग देगा । 
ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना ( GTSNY ) अन्तर्गत 100 से 249 तक की आबादी वाले 
4643 सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों / बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु बिहार ग्रामीण पथ 
विकास अभिकरण ( BRRDA) द्वारा National Bank for Agriculture and Rural 
Development (NABARD ) Ś NABARD Infrastructure Development Assistance 
( NIDA) से ₹ 2820. 41 करोड़ ( दो हजार आठ सौ बीस करोड़ इकतालीस लाख) ऑफ - बजट 
ऋण प्राप्त करने के लिए NABARD के साथ Sanction Letter के Special Terms and 
Conditions Hier Delivery Letter to DPN , Demand Promissory Note , Board 
Resolution , Loan Agreement, Guarantee Deed , Tripartite Debt Reserve Account 
( DSRA) Agreement पर BRRDA के स्तर से हस्ताक्षर करने तथा Loan के मूलधन एवं 
ब्याज के Repayment के लिए Principal Repayment Schedule एवं ब्याज भुगतान पर 
सहमति प्रदान की गयी । 


( C ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 मार्च 2018 
9. प्रस्ताव पर दिनांक 13. 03. 18 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या - 15 के रूप 

में स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित 

किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार , बिहार पटना 
को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 257- 571 + 300 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


